निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 11 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 806) पटना , सोमवार , 3 अक्तूबर 2016 


वित्त विभाग 
- - - - - - - 

अधिसूचना 

30 सितम्बर 2016 
सं० एम- 4- 12/ 2015 -7806 /वि० — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283( 2 ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली , 1950 ( समय- समय पर यथा संशोधित ) 
के नियम - 131ञ के उपनियम -( ग ) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1 . संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- ( 1 ) यह नियमावली बिहार वित्त ( संशोधन ) नियमावली, 
2016 कही जा सकेगी । 

( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरत प्रवृत होगी । 

2 . वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या- 1682 /वि० , दिनांक 01 . 03 . 2016 द्वारा बिहार वित्त 
नियमावली, 1950 के नियम - 131ञ के उपनियम-( ग ) में किये गये प्रावधान में प्रावधानित शब्द समूह 

“ एक मात्र निविदा शेष हो " के स्थान पर “ एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी 
निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो " प्रतिस्थापित किया जाता है । तद्नुसार प्रावधान निम्न होंगें : 

"क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली (Technical Bid ) का मूल्यांकन सक्षम समिति या 
प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात वित्तीय बोली ( Financial Bid ) के मूल्यांकन हेतु एक मात्र 
निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए 
तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी । अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली 
के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो , तो उस विषय का 
निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा । ” । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय ) । 


PER JJC ( 3THTERUT ) , 3 3aler 2016 

The 30th September 2016 
No. M - 4 - 12 / 2015 - 7806 / F . — In exercise of the powers conferred under Article 283 ( 2 ) 
of the Constitution of India, theGovernor of Bihar is pleased to make the following Rules to 
amend the Bihar Financial rules, 1950 Rule 131J sub rule ( c ) (as amended from time to 
time): 

1. Short title , exlent and commencement. - (1 ) These may be called The Bihar 
Financial (Amendment) Rule, 2016 . 

( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
( 3 ) It shall come into force at once . 

2 . The words " if only one tender remains" provided in Rule 131J sub rule ( c ) of 
Bihar Finanacial Rules , 1950 vide Finance Department Nortification no . 1682/ F dated 
01. 03 .2016 shall be substituted by the words " If only one tender remains or no tender is 
received in the first bid . " Accordingly the provisions will be as follows: 

" After evaluating the technical bids received by the purchaser department by the 
competent committee or authority , if only one tender remains or no tender is received in the 

for evaluation of financial bid then re -tender shall be invited for it immediatly . If 
after inviting re -tender also , only one tender remains for evaluation of financial bid after 
technical evaluation , then the matter will be disposed off by the authority of one level above 
of the competent authority " 

By order of the Governor of Bihar , 

RAHUL SINGH , 
Secretary ( Expenditure ). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC (31HTERUT ) 806 – 571 + 10 -godostoj 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


